रजिस्ट्री सं डी एल-3004/99 


ल - 33004 /99 


REGD. NO. D . L .-33004 /99 


सयमेव जयते 


भारत का राजपत्र 
The Gazette of India 


असाधारण 
EXTRAORDINARY 
भाग - खण्ड३ - उप - खण्ड (।) 
PARTII - Section3 - Sub -section (1) 

प्राधिकार से प्रकाशित 
PUBLISHED BY AUTHORITY 

नई दिल्ली, सोमवार , सितम्बर 8, 2003 / भाद्र 17, 1925 
NEW DELHI,MONDAY , SEPTEMBER 8, 2003/ BHADRA 17 , 1925 


+ 


- 


PRE 


सं . 430 ] 
No . 430 ] 


सूचना और प्रसारण मंत्रालय 

अधिसूचना 

नई दिल्ली, 8 सितम्बर , 2003 
सा. का.नि. 715( अ ). - केबल टेलीविजन नेटवर्क ( विनियमन ) अधिनियम, 1995 की धारा 22 की उप -धारा ( 2) की उप - धारा ( 1 ) 
और खण्ड ( ङ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्र सरकार केबल टेलीविजन नेटवर्क ( विनियमन ) नियम, 1994 को संशोधित करने के 
लिए एतद्द्वारा निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात् : -- 

1. लघुशीर्षक और शुरुआत : 

(1 ) इन नियमों को केबल टेलीविजन नेटवर्क ( दूसरा संशोधन ) नियम , 2003 कहा जा सकता है । 
( 2 ) ये नियम सरकारी राजपत्र में अपने प्रकाशन की तिथि से लागू होंगे 
2. केबल टेलीविजन नेटवर्क ( विनियमन) नियम, 1994 के मौजूदा नियम 12 के स्थान पर निम्नलिखित को प्रतिस्थापित किया जाएगा : 
" 12 . कतिपय मामलों में केबल ऑपरेटरों का दायित्व 
प्रसारक द्वारा सूचना न प्रदान किए जाने के कारण केबल ऑपरेटरों द्वारा 31 अगस्त , 2003 तक इस बात की घोषणा न कर पाने की स्थिति 
में कि क्या चैनल " पे " चैनल है या " फ्री - टू - एयर " चैनल और किसी पे चैनल की कीमत क्या है , केबल ऑपरेटर 31 अगस्त, 2003 के 
पश्चात् ऐसे चैनल का अपने नेटवर्क के जरिए प्रसारण नहीं करेगा । " 

3. केबल टेलीविजन नेटवर्क ( विनियमन ) नियम, 1994 के नियम 13 के पश्चात् निम्नलिखित नियम को अंत: स्थापित किया जाएगा , 
अर्थात् : 

14. सेट टॉप बॉक्सों के लिए किराया , सुरक्षा जमा आदि के लिए प्रावधान करने का तरीका 
( 1) केबल ऑपरेटर विनिर्दिष्ट सेवा क्षेत्र में लिखित में और " सशर्त पहुंच प्रणाली " को लागू करने के कम से कम पंद्रह दिन पूर्वप्रत्येक 

केबल उपभोक्ता को सेट टॉप बॉक्सों के संबंध में निम्नलिखित जानकारी से अवगत कराएगा : 
( क ) सेट टॉप बॉक्स की किस्म - एनालॉग या डिजीटल इसके मुख्य वास्तविक कार्य और भारतीय मानक ब्यूरो के मापदण्डों के 

साथ इसकी अनुरूपता । 
( ख ) सेट टॉप बॉक्स बिक्री हेतु पेशकशों की वैधता अवधि , किराया क्रय अथवा किराया तथा केबल उपभोक्ताओं द्वारा देय . 

प्रतिदेय सुरक्षा जमा राशि सहित भुगतान स्कीमों का ब्यौरा । 
( ग ) सेट टॉप बॉक्स वापिस करने वाले किसी केबल उपभोक्ता को सुरक्षा जमा राशि के प्रतिदाय हेतु अधिकतम समय । 
( घ ) केबल ऑपरेटरों के पास उपलब्ध रख -रखाव सुविधा का ब्यौरा । 
( ङ ) सेट टॉप बॉक्सों की मरम्मत करने/ प्रतिस्थापित करने के लिए अधिकतम समय । 

( च ) सेट टॉप बॉक्सों की वारंटी अवधि । 
2555 GI/ 2003 

(1) 


THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY 

(PART II - SEC. 30 )] 
( 2 ) केबल ऑपरेटर सूचना और प्रसारण मंत्रालय को उपर्युक्त उप -नियम (1) के अन्तर्गत अपेक्षित सूचना भी प्रदान करेगा जो उसके 
प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ता द्वारा विधिवत अधिप्रमाणित होगी । 

[ 991. F . 972 /2003- 21. o . que gen. ] 

राकेश मोहन, संयुक्त सचिव 
ug four: -- Ynf9fG714 29fat, 1994 * H . 27.f . 729( ) * TET MBETET 799 , STAROST 47 II , UUS 3 , 

39 - U s ( i) Birre a fostTPI97157 66 94 1996 Ral 90 2000 to 2002 (i ) 8 3490 , 1996 

71.97.ft. 459( 37 ) * * ( ii ) 8 fease , 2000 * 1. 997.f . 710 ( 37) TETT MEG 149 * ganga fr73 
79 ( iii ) 1 39921, 2003 na 14 # NII, US 1 # frufaa ut dilawata ( farten ) 
(FTA ) 3f9f4H , 2002 (2003 1 en 2 ) T itter for TVe ra fai 6 F1, 2003 sferei 

1. 1.f . 459 ( 37) Tea af 2003 R Hera fou no 3 374 ) ART I 1997 , TATTOTT II, 
US 3 , 34 - Gus (i ) # 4 fyra o TTI 


MINISTRY OF INFORMATION AND BROADCASTING 

NOTIFICATION 

New Delhi, the 8th September , 2003 
G .S .R . 715 (E ). - - In exercise of the powers conferred by sub - section (1) and clause (e ) of sub - section (2 ) of Section 
22 of the Cable Television Networks (Regulation ) Act, 1995 , the Central Government hereby makes the following rules to 
amend the Cable Television Networks (Regulation ) Rules , 1994 , namely : 

1. Short Title and Commencement : 

(1) These rules may be called the Cable Television Networks (Second Amendment) Rules, 2003 . 

(2) They shall come into force on the date of their publication in the OfficialGazette . 

2. For the existing rule 12 of the Cable Television Networks (Regulation ) Rules, 1994, the following shall be 
substituted :--- 

“ 12 . Responsibility of cable operators in certain cases. 
In the event of the cable operators not being in a position by 31st August, 2003 to declare whether a channel is 
" pay " channel or " free -to -air ” channel and the price of any pay channel due to the information not being provided 
by the broadcaster , the cable operator shall not transmit such channel through its network after the 31st August, 
2003." 

3. After rule 13 of the Cable Television Networks (Regulation ) Rules, 1994, the following rule shall be inserted , 
namely :-- 

14 .Manner of making provisions for rent, security deposit, etc . for Set Top Boxes. 
(1) The Cable Operator will intimate to each cable subscriber in writing and at least fifteen days before the 

introduction of Conditional Access System , in the specified area of service , the following details of Set 
Top Boxes : 
(a) Type of Set Top Box whether analogue or digital,itsmain physical functions and its conformity with the 

Bureau of Indian standards . 
6 ) Details of payment schemes ,including validity period of the offers on sale , hire purchase , or rent of Set 

Top Box and amount of refundable security deposit payable by the cable subscriber. 
(c ) Maximum time for refund of security deposit to any cable subscriber who returns the Set Top Box . 
(d ) Details ofmaintenance facility available with the cable operators . 
(e) Maximum time to repair/ replace the Set Top Box . 

(f) Period of warranty of the Set Top Boxes. 
(2) The Cable Operator all also furnish the information required in sub -rule (1) above to the Ministry of 
Information and Broadcasting, duly authenticated by its authorised signatory . 

[F. No . 9/2 /2003-BP & L ] 

RAKESH MOHAN , Jt. Secy. 
Foot Note : The Principal Rulcs were notified in the Gazette of India (Extraordinary ) in Part II , Section 3 , Sub - section (1) vide 

G .S .R . 729(E ) dated 29th September, 1994. These were amended , first in the year 1996 and subsequently in the 
years 2000 and 2002 , through Notifications published in the Gazette of India vide G . S.R . (i) 459(E ) dated 
8th October, 1996 ; (ii ) 710 (E ) dated 8th September, 2000 , (ii) the Cable Television Networks (Regulation ) 
( Amendment)Act, 2002 (No. 2 of 2003 ) notified in the Gazette of India in Part II, Section 1 on 1st January, 2003. 
These were further amended for the first time in 2003 vide notification G . S .R . 459(E ) dated 6th June , 2003 and 
published in the Gazette of India (Extraordinary) in Part II, Section 3, Sub -section (1). 


Printed by the Manager , Govt. of India Press, Ring Road , Mayapuri, New Delhi- 110064 

and Published by the Controller of Publications, Delhi- 110054 . 


